रजिस्ट्री सं० - ( ) - 12 


REGISTERED No. D - ( D ) - 18 : 


pahal 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II सम्म 4 
PART II --- Section 4 


प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


सं० 5 
No . 5 } 


नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 1974 / माघ 24, 1895 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 1974 /MAGHA 24, 1895 


- 


- 
- 


- 


- -- 


- 
- 


- - 


- 


- - - - 

- 


- 


- - 

- 


- 


- - 
- - 


- -- 
- - - - - 


- - - - 
- - - 


- - - 
- - - 


- - - 
- - - 


- -- - - - - 

- - - - 


- 
- - 


-- 
- 


- - - 
- - 


- - - 
- -- - 


- - 
- 


- - -- 
- - - 


- - 
- 


- - - - -- 

- - 


- - - 
- - - 


- 
- 


- 
- 


- - - - - - 
- - - - 


- 
- 


- - - - - - 
- - - - - - - 


- - - -- 
- - 


- 
-- 


- - 
- 

- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के सप में रखा जा सके । 
Separate pagina is given to this part in order that it may be filed 

AS A separate compilation 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 12 फरवरी 1974 


का०नि० प्रा० 6- ई. -- यतः रामगढ़ छावनी ( वार्डों में विभाजन ) नियम , 1973 
का प्रारूप , भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4, तारीन 10 नवम्बर, 1973में भारत सरकार के र 
मंत्रालय की अधिसुचना संख्या का नि० प्रा० 320 , तारीख 27 अकबर, 1973 के माथ , छावनी 
अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 की अपेक्षानुपार प्रकाशित किया गमा था . जिागे 
सभी ऐसे व्यक्तियों से , जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य था , 10 जनवरी, 1974 1 
प्रादेय या सुझाव मांगे गा थे । 


और यतः पूर्वोक्न राजपत्र 10 नवम्बर, 1973 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया थ । 

और यतः कोई भी प्राक्षेप या सुमाव किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट ना नि के 
पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था । 

( 9 ) 


tor 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 11 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- - 


नियम 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- ~ ( 1 ) इन नियमों का नाम रामगढ़ छावनी (वारें में 
विभाजन ) नियम , 1974 है । 

( 2 ) ये नियम तुरन्त प्रपत्त होंगे । 

2. छावनी का बाहों में विभाजन . - - छावनी बोर्ड में निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए , 
रामगढ़ छावनी निम्नलिखित वाडों में विभाजित की जाएगी , अर्थात : - - 

वार्ड सं0 1 
वार्ड सं0 2 
बार्ड सं० 3 
जार्ड सं० 4 
वार्ड सं05 
वार्ड सं० 6 
वार्ड सं0 7 


3.बाकी सीमाएं .---- प्रत्येक वार्ड की सीमाएं ये होंगी जो इन नियमों से उपाबद 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं । 


4. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या -- प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किए जामे 
वाले सदस्यों की संख्या वह होगी जो नीचे दी गई है :- - 

वार्ड सं० 1 1 
बाई सं० 2 1 
वार्ड सं03 1 
वार्ड सं0 4 1 
वार्ड सं0 5 1 
वार्ड सं06 
वार्ड 

1 ( अनुसूचित जातियों / जनजातियों के 

लिए प्रारक्षित ) 


voorAWN 


अनुसूची 
( नियम 3 वेखें ) 
वाओं की सीमाएं 


बार सं० 1 

इस वार्ड की सीमा , पूर्वी रेल लाइन के ऊपर रांची -हजारीबाग मार्ग पुल की उत्तर-पूर्वीदिशा में 
स्थित छावनी सीमा स्तम्भ सं० 1 से प्रारम्भ होती है और वहां से छावनी सीमा रेखा के साथ 
साथ पश्चिम - वक्षिण में छावनी सीमा स्तम्भ सं० 2 तक जाती है और तब यह दक्षिण की ओर महती 
हैमार छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ दामोदर नदी पर बने रेल पुल की दक्षिण-पूर्वी दिशा तक जाती 


4 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IT 


और तब यह पूर्व की ओर जाती है और दामोदर नदी के दक्षिण किनारे के साथ -साथ जाकर , 
रक्षा के प्रयोजनों के लिए अजित की गई भूमि के संगम पर जा कर मिलती है और तब यह दक्षिण में 
जाती है और रक्षा के प्रयोजनों के लिए अजित की गई भूमि की सीमा के साथ- साथ वहां तक जाती 
है जहां वह दक्षिण-पूर्वी रेल - पथ के साथ मिलती है और तब यह दक्षिण -पूर्व की ओर मुड़ती है 
दक्षिण -पूर्वी रेल -पथ की उत्तरी दिशा के साथ -साथ दक्षिण -पूर्वी रेल -पथ के ऊपर रांची-हजारीबाग मार्ग 
पर बने पुल के उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है और फिर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है राषी 
हजारीबाग मार्ग की पश्चिम दिशा के साथ-साथ छाटानी सीमा स्तम्भ सं० 9 के सामने तक जाती है 
और तब पूर्व की ओर रांघो- हजारीबाग मार्ग को पार करने के पश्चात् यह छावनी सीमा स्तम्भ सं . 
9 से उसी उत्तरी दिशा में , छावनी सीमा स्तम्भ सं० 1, अर्थात वार्ड सं० 1 की सीमा के 
प्रारम्भिक बिन्दु से मिलने वाली छावनी सीमा रेखा के साथ -साथ जाती है । 
पाई सं०१ 

इस वार्ड की सीमा छावनी सार्वजनिक अस्पताल के निकट टेगोर मार्ग और रांची-हजारीबाग 
मार्ग के चौराहे की उत्तर-पूर्वी दिशा से प्रारम्भ होती है और वहां से यह रांची- हजारीबाग मार्ग की 
पूर्वीदिशा के साथ- साथ उत्तर की ओर यहां तक जाती है । जहां वह राजेन्द्र प्रसाद मार्ग से मिलती है , 

और तब यह पूर्व की ओर मुड़ती है और राजेन्द्र प्रसाद मार्ग की दक्षिण दिशा के साथ- साथ यहां तक 
जाती है जहां वह गोला मार्ग से मिलती है और तब यह दक्षिण- पूर्व की ओर मुड़ती है और गोला मार्ग 
की दक्षिणी दिशा के साथ - साथ वहां तक जाती है जहां वह शिवाजी मार्ग और गान्धी स्मारक उच्च 
विद्यालय मार्ग के चौराहे से मिलती है, और तब यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और शिवाजी मार्ग और 
गांधी स्मारक उच्च विद्यालय मार्ग की पश्चिमी दिशा के साथ -साथ यहां तक जाती है जहां वह जवाहर 
लाल नेहरू मार्ग से मिलती है और जवाहर लाल नेहरू मार्ग की पश्चिमी दिशा के साथ- साथ उसी 
दिशा में जा कर छावनी बोर्ड अजित भूमि सीमा स्तम्भ सं० 186 से मिलती है और तब यह दक्षिण 
पूर्व में मुड़ती है और छावनी बोर्ड अजित भूमि मीमा के साथ- साथ यहां तक जाती है जहां यह छावनी 
बोर्ड अजित भूमि सीमा स्तम्भ सं० 206 से मिलती है और तब यह दक्षिण-पश्चिम में मुड़ती है और 
छावनी बोर्ड अजित भूमि सीमा के साथ - साथ वहां तक जाती है जहां यहटैगोर मार्ग से मिलती है और 
तब यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और टैगोर मार्ग की उत्तरी दिशा के साथ - साथ टैगोर मार्ग और 
रांची-हजारीबाग मार्ग के चौराहे , अर्थात वार्ड सं02 का प्रारम्भिक बिन्दु , की उत्तर-पूर्वी दिशा से 
मिलती है । 
वार्ड सं03 

इस वार्ड की सीमा , रांची-हजारीबाग मार्ग की पूर्वी दिशा में स्थित छावनी सीमा स्तम्भ सं०१ 
से प्रारम्भ होती है और वहां से दक्षिण-पूर्व में छावनी सीमा रेखा के साथ- साथ, छावनी सीमा स्तम्भ 
सं0 8 तक जाती है और तत्पश्चात यह पूर्व में छावनी सीमा रेखा के साथ -साथ उन बिन्दुमों तक जाती है 
जहां नाला, दामोदर नदी के दक्षिणी किनारे पर गिरता है और तब यह दक्षिण-पश्चिमी दिशा में मुड़ 
जाती है और नाले के केन्द्र में से हो कर यहां तक जाती है जहां यह गोला मार्ग पर की पुलिया से श्री 
राजा राम के घर , जिसकी सं० जी० पार० - 1 है , के निकट मिलती है और तब यह उत्तर-पश्चिमी 
दिशा में मुड़ जाती है और गोला मार्ग की पूर्वी दिशा के साथ -साथ यहां तक जाती है जहां यह राजेन्द्र 
प्रसाद मार्ग से मिलती है और तब यह पश्चिमी दिशा में मुड़ जाती है और राजेन्द्र प्रसाद मार्ग 
की उत्तरी दिशा के साथ- साथ वहां तक जाती है जहां यह रांची-हजारीबाग मार्ग से मिलती है . और 
तब यह उत्तरी दिशा में मुड़ जाती है और रांची -हजारीबाग मार्ग की पूर्वीदिशा के साथ - साथ छावनी 
सीमा स्तम्भ सं० 9 के सामने तक जाती है और तब यह पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर वहाँ तक जाती 
है, जहां यह छावनी सीमा स्तम्भ सं० १ अर्थात वार्ड सं0 3 के प्रारम्भिक बिन्दु से मिलती है । . 


[ PART II.... 


12 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


- - - 


- 


- 


- 


- 


v 


- 


- 


- 


- 


बाई . सं04 


इस वार्ड की सीमा , गोला मार्ग पर श्री राजा राम के घर जिसकी सं० जी० आर० 1 है , के निकट 
पलिया की दक्षिण-पूर्वी दिशा में प्रारम्भ होती है और वहां से दक्षिण -पूर्वी दिशा में गोला मार्ग की 
उसरी दिशा के साथ - साथ यहां मक जाती है जहां यह कोयरी टोला मार्ग से मिलती है और तब यह 
उत्तर-पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है और कोयरी टोला मार्ग को पश्चिमी दिशा के साथ -साथ यहां तक 
जाती है जहां यह चमार टोली लेन से मिलती है और तब यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और चमार 
टोली लेन की दक्षिण दिशा के साथ -साथ वहाँ तक जाती है जहां यह सौदागर टोला मार्ग से मिलता है और 
सौदागर टोला मार्ग को पार करके यह उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है और सौदागर टोला मार्ग की 
पश्चिमी दिशा के साथ - साथ उस बिन्दु तक जाती है जहां सौतिया नाला दामोदर नदी में गिरता है 
और तब यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और छावनी सीमा रेखा के साथ -साथ उस बिन्दु तक 
जाती है जहां नाला दामोदर नदी में गिरता है और तब यह दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाती 
है और नाले के केन्द्र से हो कर , गोला मार्ग पर श्री राजा राम के घर , अर्थात वाई मं० 4 के प्रारम्भिक 
बिन्दु की पश्चिमी दिशा के निकट पलिया में मिलती है । 


वार स० 


इस वार्ड की सीमा , कोयरी टोला मार्ग और गोला मार्ग के चौराहे की पूर्वी दिशा से प्रारम्भ 
होती है और वहां से यह, कोयरी टोला मार्ग की पूर्वी दिशा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व को मोर, वहां तक 
जाती है , जहां यह चमार टोली लेन से मिलती है और तब यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 
चमार टोली लेन की उत्तरीदिशा के साथ - साथ वहां तक जाती है , जहां यह सौदागर टोला मार्ग से 
मिलती है और तब उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाती है , सौदागर टोला माग की पूर्वीदिशा के साथ -साथ 
उस बिन्दु तक जाती है जहां मौसिया नाला दामोदर नदी में गिरता है और तब यह पूर्व की भोर मुड़ 
जाती है और छावनी सोमा रेखा के माथ-साथ यहां तक जाती है जहां यह छावनी सीमा स्तम्भ सं0 7 
से मिलती है और तब यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और छावनी सोमा रेखा के साथ -साथ , 
छावनी सीमा स्तम्भ सं0 7 - क , जहां यह गोला मार्ग से मिलती है , तक जाती है और तब यह उत्तर 
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और गोला माग की उत्तरी दिशा के साथ- साय वहां तक जाती है जहां 
यह सौतिया नाले की पूर्वी दिशा में मिलती है और तब यह दक्षिण की ओर मुड जाती है और गोला 
मार्ग को पार करने के पश्चात् यह सौतिया नाले के केन्द्र से हो कर उस बिन्दु तक जाती है जहां हण्डर 
नाला उसमें गिरता है और तब यह दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कनिस्तान की पश्चिमी 
दिशा के साथ- साथ ढण्टर पोखर के उत्तर-पूर्वी कोने से मिल जाती है और तर पोखर के पूर्वी किनारे 
के साथ- साथ उसी दिशा में होती हुई छ. वनी बोर्ड अजित भमि सीमा स.. म्भ सं० 206 से मिल जाती 
है पोर तब यह पश्चिमी दिशा में मुड़ जाती है और छादनी बोई अजित भमि के साथ- साथ वार्ड 
तक जाती है जहां यह जवाहर लाल नेहरू मार्ग से मिलती है और ब यह उत्तरी दिशा में जाती है 
और जवाहर लाल नेहरर मार्ग की पूर्वी दिशा के साथ -साथ वहां तक जाती है जहां यह गांधी स्मारक 
उच्च विद्यालय मार्ग से मिलती है और उसी दिशा में गार्ध स्मारक उच्च विद्यालय मार्ग औरशिवाजी 
मार्ग की पूर्वीदिशा के माथ- साथ वहाँ तक जाती है जहां यह गोला मार्ग से मिलती है और तब 
पक्षिण-पश्चिम की ओर मड़ जाती है और गोला मार्ग की दक्षिणी दिशा के साथ -साथ गोला मार्ग और 
कोयरी टोला मार्ग के चौराहे के सामने पहुंच जाती है और तब यह गोला मार्ग को पार करके उत्तर 
की पोर बाई मं० 5 के प्रारम्भिक बिन्दु से मिलती है । 


SEC, 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA. EXTRAORDINARY 


वासं० 6 

इस बाई , की सीमा , छावनी सार्वजनिक अस्पताल के निकट टैगोरमार्ग और रांची- हजारी 
बाग मार्ग के चौराहे की दक्षिण -पूर्वी दिशा से प्रारम्भ होती है और वहाँ यह दक्षिण की ओर रांची 
हजारीबाग मार्ग की पूर्वी दिशा के साथ -साथ मार्ग -पुल की दक्षिण -पूर्वी दिशा तक जाती है और 
लब यह पश्चिम की ओर मड़ जाती है और दक्षिण-पूर्वी रेल - पथ की दक्षिणी दिशा के साथ - साथ 
मरर्म कलां और बुजुर्ग गमोरा गांवों की सीमाओं के संगम परस्थित हर हरी नाले के रेल -पुल 
तक जाती है और तब यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और मुरम कला और बुजुर्ग गमीरा 
गांवों की सीमा के माथ- साथ वहां तक जाती है जहां यह छावनी सीमा रेखा से मिलती है और 
तब यह दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती है और छावनी सीमा रेखा के साथ -साथ छावनी 
सीमा स्तंभ सं० 4 तक जाती है और तब यह उत्तरी दिशा में मड़ जाती है और छावनी 
सीमा रेखा के साथ - साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं0 5 तक जाती है और तब यह पूर्व की ओर 
मड़ जाती है और छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ सं० 6 तक जाती 
है और तब यह उत्तरपूर्व की ओर मड़ जाती है मौर छावनी सीमा रेखा के साथ- साथ छावनी 
सीमा स्तम्भ सं0 7- म तक जाती है जहां यह गोला मार्ग से मिलती है और तब यह उत्तर 
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और गोला मार्ग की दक्षिण दिशा के साथ -साथ वहां तक 
जाती है जहां यह सौतिया नाले की पूर्वी दिशा में मिलती है और तब यह दक्षिण की मोर 
मड़ जाती है और सौतिया नाले के केन्द्र से होकर उस बिन्दु तक जाती है जहां पतर 
नाला उस में गिरता है और तम यह दक्षिण -पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कनिस्तान 
की पश्चिमी दिशा के साथ - साथ दण्ड र पोखर के उत्तर-पूर्वी कोने से मिलती है और हाढ र पोखर 
के पूर्वी किनारे पर उसी दिशा में छावनी बोर्ड अजित भूमि सीमा स्तम्भ सं0 206 और टैगोर मार्ग 
पर वध -माला के निकट स्तम्भ सं0 205 से मिलती है और तब यह पश्चिम में मर जाती है 
और टैगोर मार्ग की दक्षिणी दिशा के साथ -साथ टैगोर भार्ग और रांची - हजारीबाग मार्ग के चौराले 
अर्थात वार्ड सं० 6 के प्रारम्भिक बिन्दु से मिलती है । 


पाईसं07 

इम वार्ड की सीमा , हरहरी नाले पर रेल पुल की दक्षिण -पूर्वी दिशा से प्रारम्भ होती है और 
यहाँ से यह दक्षिण दिशा की ओर मुरमं कलां और बुजुर्ग जमीरा गांवों की सीमा के 
साथ -साथ यहां तक जाती है जहां यह छावनी सीमा - रेखा से मिलती है और तब यह पश्चिम 
की मोर मुड़ जाती है और छावनी सीमा रेखा के साथ- साथ छावनी सीमा स्तंभ सं0 3 सक 
जाती है और तब यह उत्तर- पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और छावनी सीमा रेखा के 
माथ -साथ दामोदर नदी पर बने रेल पुल की दक्षिण -पूर्वी दिशा तक जाती है और तब 
यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और दामोदर नदी के दक्षिणीकिनारे के साथ - साथ वहाँ तक जाती 
है जहाँ यह रक्षा-प्रयोजनों के लिए अजित भूमि के संगम से मिलती है और तब यह 
दक्षिण की पोर मर जाती है और अजित भूमि की सीमा के साथ - साथ वहां नक जाती है जहां 
अजित भूमि से दक्षिण-पूर्वी रेल-पथ मिलता है और तब यह पूर्व की भोर मुल 
जाती है और दक्षिण-पूर्वी रेल -पथ की दक्षिणी दिशा के साथ- साथ यहां तक जाती है जहां यह 
हरहरी नाले पर बने रेल पूल , अर्थात वाई सं० 7 के प्रारम्भिक बिन्दु से मिलती है । 


[ सं० फा० 29 / 23/ सी /एल एण्ड सी / 66/5 1 6- सी डी ( क्यू एण्ड सी )] 

एम० एम० दवे , संयुक्त सचिव । 


14 


14 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II - 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February 1974 
S . R . C . 6 - E . - Whereas draft of Ramgarh Cantonment (Division into Wards ) 
Rules , 1973 was published with the notification of the Government of India in the 
Ministry of Delence No. S . R . O . 320 , dated the 27th October, 1973 in the Gazette 
of India , Part II , Section 4 , dated the 10th November, 1973, as required by section 
31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) , for inviting objections or suggestions 
from all the persons lilcely to be affected thereby till the 10th January , 1974 ; 

And whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on the 
10th November , 1973 ; 

And whereas no objections or suggestions were received from any person before 
the date so specified ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 31 of the said 
Act the Central Government hereby makes the following rules , namely : 


RULES 


1. Short Title and Commencement.-- ( 1 ) These rules may be called the Ramgarh 
Cantonment (Division into Wards) Rules, 1974 . 

(2 ) They shall come into force at once . 

2 . Division of Cantonment into Wards. - For the purpose of holding elections 
to the Cantoninent Board, the Ramgarh Cantonment shall be diyided into the 
following Wards, namely : 

WARD No. I 
WARD No . II 
WARD No. III 
WARD NO . IV 
WARD No . V 
WARD NO. VI 
WARD NO. VIT 


3 . Boundaries of Wards. - The boundaries of each of the wards shall be as 
specified in the schedule annexed to these rules. 


4 . Number of members to be elected . The number of members to be elected 
by each of the wards shall be as shown below : 

WARD No . I : 
WARD No . II 
WARD No. III 
WARD NO . IV 
. WARD No . V 
WARD NO, VI 
WARD NO . VII 

(Reserved for the Scheduled Castes / Tribes ) . 


SCHEDULE 
( See Rule 3 ) 
Boundaries of Wards. 


Ward No. 1 
The boundary of this ward starts from the Cantonment boundary pillar No . 1 
situated on the north - eastern side of the Ranchi-Hazaribagh Road Bridge over the 
Eastern Railway line and from there it runs towarris west - south along the Canton 
ment boundary line upto Cantonment boundary pillar No . 2 and then it turns 
towards southern direction and runs along the Cantonment boundary line upto 
the southeastern side of railway bridge over river Damodar and then it turns 
towards east and runs along the southern bank of river Damodar meeting at the 
Junction of the acquired land for the defence purposes and then it turns towards 
south and runs along the boundary of acquired land for defence purposeg upto its 
meeting with the south - eastern rallway line and then it turns towards south - east 
and runs along the northern gide or south -eastern railway line upto north -western 


SEC. 4 ) . 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


side of the road bridge of Ranchi Hazaribagh road over the south - eastern railway 
Ilne and then it turns towards north and runs along the western side of Ranchi 
Hazaribagh road upto opposite side of Cantonment boundary pillar No. 9 and 
then after crossing the Ranchi-Hazaribagh Road towards the east it continues to 
run from Cantonment boundary pillar No . 9 on the same northern direction along 
the Cantonment boundary line meeting at Cantonment boundary pillar No. 1, the 
starting point of the boundary of Ward No. I. 

Ward No. II 
The boundary of this ward starts from north -eastern side of the junction or 
Tagore Road and Ranchi-Hazaribagh Road near Cantonment General Hospital and 
from there it runs towards north along the eastern side of Ranchi-Hazaribagh 
Road upto its meeting with Rajindra Prasad Road and then it turns towards east 
And runs along the southern side of Rajindra Prasad Road upto its meeting with 
Gola Road and then it turns towards south - east and runs along the southern side 
of Gola Road upto its meeting with the junction of Shivajee Road and Gandhi 
Memorlal High School Road and then it turns towards south and runs along the 
western side of Shivajee Road and Gandhi Memorial High School Road upto its 
meeting with Jawaharlal Nehru Road and continues to run in the game direction 
along the western side of Jawaharlal Nehru Road meeting with the Cantonment 
Board acquired land boundary pillar No . 186 and then it turns towards south 
east and runs along the Cantonment Board acquired land boundary upto its meeling 
with Cantonment Board acquired land boundary pillar No . 206 and then it turns 
towards south -west and runs along the Cantonment Board acquired land boundary 
upto its meeting with the Tagore Road and then it turns towards west and runs 
along the northern side of Tagore Road meeting at the north - eastern side of junc 
tion of Tagore Road and Ranchi-Hazaribagh Road the starting point of Ward No. II. 


Ward No. III 
The boundary of this ward starts from the Cantonment boundary pillar No. 9 
situated on the eastern side of Ranchi-Hazaribagh Road and from there it runs 
towards south -east along the Cantonment boundary line upto Cantonment boundary 
pillar No. 8 and thereafter it runs towards east along the Cantonment boundary 
Itne upto the points where the Nallah falls on the southern bank of the river 
Damodar and then it turns towards south -western direction and runs through the 
centre of the Nallah upto its meeting with the culvert on Gola Road by the side 
of Shri Raja Ram s house bearing holding NO. GR - 1 and then it turns towards 
north -western direction and runs along the eastern side of Gola Road upto its 
meeting with Rajindra Prasad Road and then it turns towards western direction 
and runs along the northern side of Rajindra Prasad Road and upto its meeting with 
the Ranchi-Hazaribagh Road and then it turns towards northern direction and 
runs along the eastern side of Ranchi-Hazaribagh Road upto the front of Canton 
ment boundary pillar No . 9 and then it turns towards western direction upto its 
meeting with Cantonment boundary pillar No . 9 i.e . the starting point of the 
boundary of Ward No. III . 


Ward No IV 
The boundary of this ward starts from the south -western side of the culvert 
of Gola Road near the house of Shri Raja Ram bearing holding No . GR - 1 and 
from there it runs towards south -eastern direction along the northern side of Gola 
Road upto its meeting with the Koiri Tola Road and then it turns towards north 
eastern direction and runs along the western side of Koiri Road upto its meeting 
with Chamar Toli lane and then it turns towards west and runs along the southern 
afde of Chamar Toll Lane upto its meeting with Saudagar Tola Road and after 
crossing the Saudagar Tola Road it turns towards north - eastern direction and runs 
along the western side of Saudagar Tola Road upto the point where the Sotia 
Nallah falls into the river Damodar and then it turns towards west and runs along 
the Cantonment boundary line upto the point where the Nallah falls into river 
Damodar and then it turns towards youth -west and runs through the centre of the 
Nallah meeting with the culvert on Gola Road by the western side of the house 
of Shri Raja Ram 1.e , the starting point of Ward No. IV . 


Ward No. V 
The boundary of this ward starts from eastern side of the junction of Koiri Tola 
Road and Gola Road and from there it runs towards north - east along the eastern 
side of Koiri Tola Road upto its meeting with the Chamar Tola Lane and then it 
turns towards west and runs along the northern side of Chamar Toll lane upto 
its meeting with Saudagar Tola Road and then it turns towards north -east and 
runs along the eastern side of Saudagar Tola Road upto the point 


- 


16 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART 11 - Sec . 4 

- - -- - - - - - - - - - - - - - 
where the Sotia Nallah falls into the river Damodar and then it 
turns towards east and runs along the Cantonment boundary line upto its meeting 
with Cantonment boundary pillar No. 7 and then it turns towards south and runs 
along the Cantonment boundary line upto Cantonment boundary pillar NO . 7 - A 
where it meets the Gola koad , and then it turns towards north -west and rung 
along the northern side of Gola Road uplo Its meeling on the eastern side of Sotia 
Nallah and then it turns towards south and after crossing the Gola Road it runs 
through the centre of Sotia Nalah upto the point wilcre Dhandhar Nallah falls 
in it and then it turns towards south -west and runs along western side of Grave 
yard meeting on the north -eastern corner of Dhandhar Pokher and continues to 
run on the same direction & -018 LAG Wule . welldim Ol Dnadnar Pokher meeting 
with the Cantonment Board acquired land boundary pillar No . 206 and then it 
turns towards western direction and runs along the Cantonment Board acquired 
land upto its meeting with Jawaharlal Nehru Road and then it turns towards 
northern direction and runs along the eastern siae of Jawaharlal Nenru Road 
upto its meeting with Gandhi Memorial High School Road and continues to run 
in the same direction along the eastern side of Gandhi Memorial High School Road 
und Shivajee Road upto its meeting with Gola Road and then it turns towards 
south -east and runs along the southern side of Gola Road upto the opposite side 
of junction of Gola Road and Koiri Tola Road and then after crossing the Gola 
Road towards north it meets with the starting point of Ward No , V . 


Ward No. VI 
The boundary of this ward starts from the south - eastern side of the junction of 
Tagore Road and Ranchi-Hazaribagh Road near Cantonment General Hospital and 
from there it runs towards south along the easiern side of Ranchi-Hazaribagh 
Road upto the south eastern side of the road bridge and then it turns towards 
west and runs along the southern side of south - eastern railway line upto the 
railway bridge Harhari Nallah situated at the junction of boundary of village 
Murram Kalan and Buzurg Zamira and then it tums towards south and runs 
along the yblage boundary of Murram Kalan and Buzurg Zamira upto its meeting 
with the Cantonment boundary line and then it turns towards south - east und runs 
along he Cantonment boundary Une upto Cantonment boundary pillar No. 4 and 
then it turns towards northern side and runs along the Cantonment boundary line 
upto Cantonment boundary pillar No . 5 and then it turns towards east and runs 
along the Cantonment boundary line upto Cantonment boundary pillar No . 6 and 
then it turns towards north - east and runs along the Cantonment boundary line upto 
its meeting with Gola Road at Cantonment boundary pillar No. 7 - A and then it 
turns towards north -west and runs along the southern side of Gola Road upto its 
meeting on the eastern side of Sotia Nallah and then it turns towards south and 
runs through the centre of Şotla Nallah upto the point where the Dhandhár Nallah 
fall into it and then it turns towards south -west and runs along the western side 
of Grave Yard meeting on the north - eastern corner of Dhandhar Pokhar and 
continues to run on the same direction on the eastern bank of Dhandhar Pokher 
meeting with the Cantonment Board acquired land boundary pillar No . 206 and 
pillar No , 205 near Slaughter House at Tagore Road and then it turns west and 
rung along the southern side of Tagore Road meeting at the junction of Tagore 
Road and Ranchi-Hazaribagh Road i. e . at the atarting point of Ward No . VI. 


Ward No . VII 
The boundary of this ward starts from the south - eastern side of railway bridge 
over Harhari Nallah and from there it runs towards southern direction along the 
village boundary of Murtam Kalan and Buzurg Zamira upto its meeting with the 
Cantonment boundary Une and then it turns towards west and runs along the 
Cantonment boundary line upto Cantonment boundary pillar No . 3 and then it 
turns towards north -west and runs along the Cantonment boundary line upto the 
south - eastern side of the railway bridge over river Damodar and then it turns 
towards east and runs along the southern bank of rlver Damodar meeting at the 
Junction of the acquired land for defence purposes and then it turns towards south 
and runs along the boundary of acquired land meeting at the function of acquired 
land with the south - eastern railway line and then it turns towards east and runs 
along the southern gide of south - eastern railway line meeting at the railway bridge 
on Harharl Nallah i. e . at starting point of Ward No . VII , 


(No. F .29 / 23 / C / L & C /66 / 516 - C / D ( Q & C ) ] 

M . L. DAVE , Jt. Secy . 


PINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , NEW 
PILILI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELAI, 1074 


